SEAN 


MOOD 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 पौष, 19 3 6 ( श०) 


संख्या 4 राँची , मंगलवार 


6 जनवरी, 2 0 15 ( ई० 


. 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
2 जनवरी, 2 0 14 


संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2010 का .. 34 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 1/ पी0 - 104/ 2010 का .- 8413 
दिनांक 21 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा सचिव , परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
के0के0 सोन, भा . प्र. से. ( झा : 98) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी , मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग , झारखण्ड , राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था , को विधान 
सभा आम चुनाव , 2014 के समापन के फलस्वरूप विलोपित किया जाता है। 


संख्या- 1/ पी0- 104 / 2010 का . 35 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 1/ पी0 -104 /2010 का .- 8414 
दिनांक 21 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती हिमानी पाण्डेय , भा . प्र. से. ( झाः98 ) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 6 जनवरी , 2015 


निर्वाचन पदाधिकारी, मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड , राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था , को 
विधान सभा आम चुनाव, 2014 के समापन के फलस्वरूप विलोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 - 50 | 


